: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

25 वैशाख , 1937 ( श० ) 
संख्या 3 12 राँची, शुक्रवार 

15 मई, 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


संकल्प 


11 मई , 2015 


संख्या-5/विविध- 6-15/2014 का . 4193-- विभागीय आदेश सं0-2885 , दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा 
श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0 के स्थान पर श्री शुभेन्द्र झा , सेवानिवृत्त भा0प्र0से0 को 
विभागीय जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके आलोक में श्री सिन्हा से प्राप्त निम्नवत् 03 
( तीन) अभिलेखों, जिनमें विभागीय कार्यवाही प्रारंभिक अवस्था में हैं , को श्री झा को अंतरित करते हुए 
इन मामलों में उन्हें संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है:- 


क्र0 विभागीय संकल्प सं0 


आरोपी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 


4923/ 08 .06. 2013 


श्री नरेश कुमार, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, तदेन अंचलाधिकारी, शहर 
अंचल , राँची । 


| 5005 / 11. 06. 2013 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 15 मई , 2 0 15 
| श्री अगुस्टीन प्रफुल्ल बेक , तदेन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हंटरगंज , 
चतरा । 


9663/ 15 . 10 . 2013 


| श्री अनूप किशोर शरण, तदेन एस0ए0आर0 पदाधिकारी, राँची । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रमोद कुमार तिवारी, 


सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 3 12 – 50 । 


